निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 कार्तिक 1934 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 7 नवम्बर 2012 


( सं0 पटना 604) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

3 नवम्बर 2012 
सं0 निःप्रा०/नि० 1- 04/2012/9757 — बिहार सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 के धारा - 14 ( क ) 
(1 ) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01 .03. 2012 द्वारा बिहार सहकारिता 


अधिनियम , 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य 


निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है । 


2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा - 5 ( 2 ) एवं बिहार राज्य निर्वाचन 


प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 ( 2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य अनुसूचित जाति 
सहकारिता विकास निगम लिमिटेड , मलयानिल भवन, बुद्धा कॉलोनी, पटना -1 के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी , 
पटना सिटी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


पत 


3. अनुमंडल पदाधिकारी - सह -निर्वाचन पदाधिकारी उक्त समिति के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल 


अधिकारी/ भूमि सुधार उप - समाहर्ता/ उप - समाहर्ता को उप -निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 नवम्बर 2012 
4. अनुमंडल पदाधिकारी - सह -निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( सहयोग 


समितियाँ ) , पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त समिति का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे । 


5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 के अन्तर्गत बिहार 


राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण , निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे । 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 604 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


